निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 पौष 1933 ( श ० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 12 जनवरी 2012 


( सं ० पटना 20 ) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

12 दिसम्बर 2011 
सं 0 7 / नि .(विधि -11 ) विविध -10 / 2007–6027 — माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. NO . 
7581/08 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में दिनांक 23 सितम्बर 2011 को पारित आदेश के आलोक में बिहार 
सरकार, सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 3120 , दिनांक 08 जुलाई 2011 के द्वारा सभी प्रखंड स्तरीय 
मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के माध्यम से कराये जाने के निर्णय को 
विलोपित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

एस.के. नेगी, 

सरकार के प्रधान सचिव । 
The 12th December 2011 
No.7 /ni.(vidhi- 11 )vividh - 10 / 2007 /6027 — In the light of Order dated 23rd 
September 2011 passed in C.W.J.C. No. 7581/2008 , and other analogous cases by the 
Hon ble High Court, Patna, the decision of the State Government vide Notification No. 
3120, dated 08th July 2011, to get the election of Block Level Fishermen Cooperative 
societies, conducted through the Bihar State Election Authority is hereby deleted . 

By order of the Governor of Bihar, 

S. K.NEGI , 
Principal Secretary to the Governemnt. 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 20-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


